पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 30 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2023--श्रावण 06 शक 1945 


भाग 3 ( 1) 
विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भानवी वर्मा ध. प. श्री रविशंकर वर्मा, निवासी-म. क्र. 267, गौरा चौक, गांव बेलदार 
सिवनी, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम भुनेश्वरी मानिकपुरी (Bhunesvri Manikpuri) आत्मजा श्री काशीदास 
मानिकपुरी था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में, आधार कार्ड A Bhuneswari Manikpuri तथा निवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र में 
भुनेश्वरी आ. काशीदास दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 16-12-2020 को श्री रविशंकर वर्मा के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम 
परिवर्तित कर नया नाम भानवी वर्मा रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः: अब से मुझे भानवी वर्मा (Bhanvi Varma) ध. प. श्री रविशंकर वर्मा (Shri Ravishankar Varma) के नाम से जाना, पहचाना, 
पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
भुनेश्वरी, भुनेश्वरी मानिकपुरी भानवी वर्मा 
(Bhuneswari Manikpuri) (Bhanvi Varma) 
(Bhunesvri Manikpuri) पति-श्री रविशंकर वर्मा 
पिता-श्री काशीदास मानिकपुरी (W/o-Shri Ravishankar Varma) 
निवासी-म. क्र.-121/1, निवासी-म. क्र.-267, गौरा चौक, 
अब्दुल कलाम चौक, गांव बेलदार सिवनी, 
गांव-खरोरा तहसील-तिल्दा 
तहसील-तिल्दा जिला-रायपुर (छ. ग.) 


जिला-रायपुर (छ. ग.) 361 


362 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नंदनी बेन पटेल ध. प. श्री अनूप कुमार पटेल, उम्र 37 वर्ष, निवासी-आर्शीवाद टिम्बर 
कंपनी, न्यू टिम्बर मार्केट, फाफाडीह, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम निर्मला पटेल आ. श्री मोहन लाल पटेल 
था जो कि मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों में दर्ज है तथा मैं इसी नाम से जानी-पहचानी जाती थी. मेरा विवाह श्री अनूप कुमार पटेल 
के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम नंदनी बेन पटेल रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे नंदनी बेन पटेल ध. प. श्री अनूप कुमार पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
निर्मला पटेल नंदनी बेन पटेल 
पिता-श्री मोहन लाल पटेल पति-श्री अनूप कुमार पटेल 

निवासी-आर्शीवाद टिम्बर कंपनी, निवासी-आर्शीवाद टिम्बर कंपनी, 
न्यू टिम्बर मार्केट, न्यू टिम्बर मार्केट 
'फाफाडीह, रायपुर, 'फाफाडीह, रायपुर, 

तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुनयना नागपाल ध. प. श्री राकेश नागपाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी-आई-6, 
अनुपम नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम पूजा नारंग था. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व कुछ अन्य 
दस्तावेजों में मेरा नाम नारंग पूजा राजेश आ. श्री राजेश दर्ज है. मेरा विवाह श्री राजेश नागपाल के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम 
परिवर्तित कर नया नाम सुनयना नागपाल रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ प्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती सुनयना नागपाल ध. प. श्री राकेश नागपाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
पूजा नारंग, नारंग पूजा राजेश श्रीमती सुनयना नागपाल 
पिता-श्री राजेश पति-श्री राकेश नागपाल 
निवासी-आई-6, निवासी-आई-6, 
अनुपम नगर, रायपुर, अनुपम नगर, रायपुर, 


de. व जिला-रायपुर (छ. ग.) de. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023 363 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शहनाज AST ध. प. श्री मोहम्मद इस्माइल खान, उम्र 37 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 22, 
शांति पारा केम्प 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरे पुत्र व पति का वास्तविक नाम मोहम्मद इरशाद खान आ. मोहम्मद 
इस्माइल खान है जो कि उनके आधार कार्ड व मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु उसके शालेय रिकार्ड व दाखिल पंजी 
में Md Irshad Khan आ. Md Ismail Khan दर्ज है जिसे परिवर्तित कर पूर्ण वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को मोहम्मद इरशाद खान (Mohammad Irshad Khan) आत्मज श्री मोहम्मद इस्माइल खान (Shri Mohammad 
Ismail Khan) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Md Irshad Khan मोहम्मद इरशाद खान 
पिता-$॥ा1 Md Ismail Khan Mohammad Irshad Khan 
निवासी-वार्ड नं.-22, पिता-श्री मोहम्मद इस्माइल खान 
शांति पारा केम्प -1, भिलाई, (S/o- Shri Mohammad Ismail Khan) 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. 71.) निवासी-वार्ड नं.-22, 


शांति पारा केम्प -1, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरूण मिश्रा आत्मज श्री कोशल किशोर मिश्रा, उम्र 40, निवासी-क्वाटर नंबर एल. 
आई. जी. 94, वार्ड नंबर 20, वैशाली नगर, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरे पिता का वास्तविक नाम कोशल किशोर 
मिश्रा है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र व बैंक रिकार्ड में 
पिता का नाम एस. एस. मिश्रा दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 


कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे अरूण मिश्रा (Arun Mishra) आत्मज श्री कोशल किशोर मिश्रा (Shri Koshal Kishor Mishra) के नाम से 
जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
अरूण मिश्रा अरूण मिश्रा 
(Arun Mishra) (Arun Mishra) 
पिता-श्री एस. एस. मिश्रा पिता-श्री कोशल किशोर मिश्रा 
(S/o- Shri S. S. Mishra) (S/o-Shri Koshal Kishor Mishra) 
निवासी-क्वाटर नंबर-एल. आई. जी.-94, निवासी-क्वाटर नंबर-एल. आई. जी.-94, 
वार्ड नंबर-20, वैशाली नगर, वार्ड नंबर-20, वैशाली नगर, 
सुपेला, भिलाई, सुपेला, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


364 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वाज़िदा तब्बसुम आत्मजा श्री इम्तियाजु आलम अंसारी, उम्र 23 वर्ष, निवासी-मकान 
नं. 165/के, सागर चौक, वार्ड नं. 32, न्यू खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ मेरा तथा मेरे पिता व माता का वास्तविक नाम 
वाज़िदा तब्बसुम आ. इम्तियाजु आलम अंसारी, निसाद परवीन है जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड व उनके आधार कार्ड में दर्ज 
है, किन्तु मेरे पूर्व के कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में हमारा सही नाम व कुछ अन्य शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में बहिन वाजिदा तबस्सुम, Vajida 
Tabbsum, Ku. Vajida Tabbasum आ. Md. Imtiyaz तथा माता Nishad Parveen, Nishat Parveen दर्ज है जिसे परिवर्तित कर 
वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे वाज़िदा तब्बसुम (Wajida Tabbasum) आत्मजा श्री इम्तियाजु आलम अंसारी (Imtiyaz Alam Ansari) के नाम 
से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Vajida Tabbsum, वाज़िदा तब्बसुम 
बहिन वाजिदा तबस्सुम, (Wajida Tabbasum) 
Ku. Vajida Tabbasum पिता-श्री इम्तियाजु आलम अंसारी 
fadt-Md. Imtiyaz (D/o-Shri Imtiyaz Alam Ansari ) 
HidI-Nishad Parveen, माता-निसाद परवीन 
Nishat Parveen (M/o-Nisad Parveen) 
निवासी-मकान नं.-165/के, निवासी-मकान नं.-165/के, 
सागर चौक, वार्ड नं.-32, सागर चौक, वार्ड नं.-32, 
न्यू खुर्सीपार भिलाई, न्यू खुर्सीपार भिलाई, 
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एन. चंदर राव आत्मज Shri N. Rangayya, निवासी- Shri Laxmi Ganpati 
Niwas, Shyam Nagar, Nagar Nigam Road, Bhilai-3, Bhilai Charoda, District Durg (C. 0.) का हूँ. यह कि मेरे पुत्र का नाम एन. 
देवांश (५. Devansh) था जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर 
नया नाम देवांश नम्बाल्‍ला रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ प्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मेरे पुत्र को देवांश नम्बालला (Devansh Namballa) आत्मज एन. चंदर राव (N. Chandar Rao) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
एन. देवांश देवांश AATCC 
(N. Devansh) (Devansh Namballa) 
पिता-श्री एन. चंदर राव पिता-श्री एन. चंदर राव 
(S/o- Shri N. Chandar Rao) (S/o- Shri N. Chandar Rao) 
माता-ओमाची माता-ओमाची 
(M/o- Omachi) (M/o- Omachi) 
frarat-Shri Laxmi Ganpati Niwas, fraret-Shri Laxmi Ganpati Niwas, 
Shyam Nagar, Nagar Nigam Road, Shyam Nagar, Nagar Nigam Road, 
Bhilai-3, Bhilai Charoda, Bhilai-3, Bhilai Charoda, 


District- Durg (C. G.) District- Durg (C. 0.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023 365 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, महावीर संचेती आत्मज श्री मिश्री लाल संचेती, उम्र 44 वर्ष, निवासी-हाउस नं. 22/537, 
बाजार चौक, जैन भवन मार्ग, भिलाई-3, तहसील भिलाई-3, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. पूर्व में मेरी पुत्री का नाम परी संचेती था जो कि उसके 
जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मैंने अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम परिधि संचेती रख लिया हूँ तथा इस आशय 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मेरी पुत्री को परिधि संचेती (Paridhi Sancheti) आत्मजा महावीर संचेती (Mahavir Sancheti) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
परी संचेती परिधि संचेती 
(Pari Sancheti) (Paridhi Sancheti) 
पिता-श्री महावीर संचेती पिता-श्री महावीर संचेती 
(D/o- Shri Mahavir Sancheti) (D/o- Shri Mahavir Sancheti) 
माता-श्रीमती संगीता संचेती माता-श्रीमती संगीता संचेती 
(M/o- Smt. Sangeeta Sancheti) (M/o- Smt. Sangeeta Sancheti) 
निवासी-हाउस नं.-22/537, बाजार चौक, निवासी-हाउस नं.-22/537, बाजार चौक, 
जैन भवन मार्ग, भिलाई-3, जैन भवन मार्ग, भिलाई-3, 
तहसील-भिलाई-3, तहसील-भिलाई-3, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उमा महेश्वर राव आत्मज श्री लक्ष्मण मूर्ति, निवासी-रेल नगर के सामने, पंचशील 
नगर (वेस्ट) वार्ड 19, भिलाई चरोदा, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा तथा मेरी पत्नि का वास्तविक नाम उमा महेश्वर राव, श्रवंती है. पूर्व में मेरी 
पुत्री का नाम श्री विद्या था जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है किन्तु उसके आधार कार्ड में मेरा नाम उमा महेस्वारा राव दर्ज है. जो त्रुटिपूर्ण 
है मैंने अपनी पुत्री के नाम के साथ उपनाम “नम्बारी” जोड़कर नया नाम श्री विद्या नम्बारी रख लिया हूँ. मेरी पुत्री का परिवर्तित यह नया नाम/उपनाम 
उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मेरी पुत्री को श्री विद्या नम्बारी (Shri Vidya Nambari) आत्मजा उमा महेश्वर राव (Uma Maheswara Rao) के नाम 
से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
श्री विद्या श्री विद्या नम्बारी 
(Shri Vidya) (Shri Vidya Nambari) 
पिता-श्री उमा ASEAN राव पिता-श्री उमा महेश्वर राव 
(D/o-Shri Uma Maheswara Rao) (D/o-Shri Uma Maheswara Rao) 
माता- श्रवंती माता-श्रवंती 
(Sravanthi) (Sravanthi) 
निवासी-रेल नगर के सामने, निवासी-रेल नगर के सामने, 
पंचशील नगर (वेस्ट) वार्ड-19, पंचशील नगर (वेस्ट) वार्ड-19, 
भिलाई चरोदा, भिलाई चरोदा, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


366 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रिया अग्रवाल ध. प. श्री शीतल अग्रवाल, उम्र 43 वर्ष, निवासी-304, गुलमोहर 
डी. एम. वाटिका, कचना रोड, GA, शंकर नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ पूर्व में मेरा नाम कु. पायल अग्रवाल 
आत्मजा दयानंद अग्रवाल था. मेरा विवाह 12-6-2006 को शीतल अग्रवाल के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर 
नया नाम प्रिया अग्रवाल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती प्रिया अग्रवाल ध. प. श्री शीतल अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कु. पायल अग्रवाल श्रीमती प्रिया अग्रवाल 

पिता-श्री दयानंद अग्रवाल पति-श्री शीतल अग्रवाल 

निवासी-304, गुलमोहर निवासी-304, गुलमोहर 
डी. एम. वाटिका, कचना रोड, डी. एम. वाटिका, कचना रोड, 
खमरडीह, शंकर नगर, रायपुर, खमरडीह, शंकर नगर, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 

उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उमा महेश्वर राव आत्मज श्री लक्ष्मण मूर्ति, निवासी-रेल नगर के सामने, पंचशील 
नगर (वेस्ट) वार्ड 19, भिलाई चरोदा, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम सांई दीपक आ. उमा महेश्वर राव व माता श्रवंती 
था जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैंने अपने पुत्र के नाम के साथ उपनाम “नम्बारी” जोड़कर नया 
नाम/उपनाम सांई दीपक नम्बारी रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मेरे पुत्र को सांई दीपक नम्बारी (Sai Deepak Nambari) आत्मज उमा महेश्वर राव (Uma Maheswara Rao) 
के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सांई दीपक सांई दीपक नम्बारी 
(Sai Deepak) (Sai Deepak Nambari) 
पिता-श्री उमा महेश्वर राव पिता-श्री उमा महेश्वर राव 
(S/o-Shri Uma Maheswara Rao) (S/o-Shri Uma Maheswara Rao) 
माता- श्रवंती माता-श्रवंती 
(Sravanthi) (Sravanthi) 
निवासी-रेल नगर के सामने, निवासी-रेल नगर के सामने, 
Tate नगर (वेस्ट) वार्ड-19, पंचशील नगर (वेस्ट) वार्ड-19, 
भिलाई चरोदा, भिलाई चरोदा, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023 367 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, घनश्याम नागदेवे आत्मज श्री नामदेव नागदेवे, निवासी-म. क्र. 93/ख, अम्बेडकर नगर, 
कोहका, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा तथा मेरी पत्नि का वास्तविक नाम घनश्याम नागदेवे, रजनी नागदेवे है, किन्तु 
मेरी पुत्री प्रियांशी नागदेवे के जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में प्रियांशी नागदिवे आ. घनश्याम नागदिवे, तथा माता रजनी 
नागदिवे दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरी पुत्री को प्रियांशी नागदेवे (Priyanshi Nagdeve) आत्मजा घनश्याम नागदेवे (Ghanshyam Nagdeve) के नाम 
से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 
प्रियांशी नागदिवे प्रियांशी नागदेवे 
(Priyanshi Nagdive) (Priyanshi Nagdeve) 


पिता-श्री घनश्याम नागदिवे 
(D/o-Shri Ghanshyam Nagdive) 
माता-रजनी नागदिवे 
(M/o-Rajni Nagdive) 
निवासी-म. क्र.-93/ख, 
अम्बेडकर नगर, कोहका, 
सुपेला, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


पिता-श्री घनश्याम नागदेवे 
(D/o-Shri Ghanshyam Nagdeve ) 
माता-रजनी नागदेवे 
(M/o-Rajni Nagdeve) 
निवासी-म. क्र.-93/ख, 
अम्बेडकर नगर, कोहका, 
सुपेला, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तोमप्रकाश कश्यप आत्मज श्री तेखन सिंह कश्यप, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम- 
दानीकोकड़ी जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम तोमप्रकाश कश्यप आ. तेखन सिंह कश्यप है जो मेरे मतदाता परिचय 
पत्र में दर्ज है किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड, समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम तोमप्रकाश पटेल आ. तेखन सिंह दर्ज है जिसे 
परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे तोमप्रकाश कश्यप (Tomprakash Kashyap) आत्मज श्री तेखन सिंह कश्यप (Shri Tekhan Singh Kashyap) 
के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 
तोमप्रकाश पटेल तोमप्रकाश कश्यप 
(Tomprakash Patel) (Tomprakash Kashyap) 
पिता-श्री तेखन सिंह 


पिता-श्री तेखन सिंह कश्यप 
(S/o-Shri Tekhan Singh) (S/o-Shri Tekhan Singh Kashyap) 
निवासी-ग्राम-दानीकोकड़ी निवासी-ग्राम-दानीकोकड़ी 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


368 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023 [ भाग 3 (1) 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग जिला दुर्ग (छ. ग.) 


दुर्ग, दिनांक 28 अप्रैल 2023 


प्रारूप 
[देखें नियम 5 (1) ] 


छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30 और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक 
न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष) 


क्रमांक/1523/प्र. 2/अ.वि.अ./2023.--यह कि आवेदक श्री छबिनाथ सिंह निवासी एम.आई.जी.-11/27, हाउसिंग बोर्ड भिलाई, 
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) द्वारा “अणुब्रत लोक न्यास भिलाई कार्यालय पता कैलाश नगर, पोस्ट औद्योगिक क्षेत्र भिलाई पिन नं. 490026 
छ. ग.” के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक- 
न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु दिया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र जारी कर अपेक्षा की जाती है कि कथित आवेदन पर मेरे न्यायालय में 
सुनवाई दिनांक 24-05-2023 को विचार किया जावेगा. 


किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्ति कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन 
की तारीख से एक माह के भीतर मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से या किसी प्राधिकार पत्र के माध्यम 
से अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर सकते है. उपरोक्त अवधि के अवसार के बाद किसी भी प्रकार के 
आपत्ति/दावा पर कोई विचार संभव नहीं हो सकेगा. 


अनुसूची 


(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण) 


लोक न्यास का नाम व पता - “ अपणुत्रत लोक न्यास भिलाई कार्यालय पता कैलाश नगर, 
पोस्ट औद्योगिक क्षेत्र भिलाई पिन नं. 490026 छ. ग.” 


चल संपत्ति - 11000/-00 (अक्षरी-ग्यारह हजार रु. नगद ) 
अचल सम्पत्ति - निरंक 
मुकेश रावटे 
पंजीयक एवं अनुविभागीय 


अधिकारी (रा.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023 369 


न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग जिला दुर्ग (छ. ग.) 


दुर्ग, दिनांक 22 जून 2023 


प्रारूप 
[देखें नियम 5 (1) ] 


छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30 और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक 
न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष) 


क्रमांक/2191/प्र. 2/अ.वि.अ./2023.--यह कि आवेदक श्री संजय देशलहरा पिता धनराज देशलहरा सेटलर ट्रस्टी निवासी धनराज 
कम्पाउण्ड संतराबाड़ी दुर्ग, जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन कोड नं. 491001 द्वारा “ श्री धनराज देशलहरा मेमोरियल ट्रस्ट” कार्यालय पता संजय 
देशलहरा, धनराज कम्पाउण्ड, वार्ड नं. 12, संतराबाड़ी दुर्ग पिन नं. 491001 जिला दुर्ग (छ. ग.)” को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की 
धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक-न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु दिया गया है, 
TASER सूचना जारी कर अपेक्षा की जाती है कि कथित आवेदन पर मेरे न्यायालय में सुनवाई दिनांक 05-07-2023 को विचार किया जावेगा 


किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्ति कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन 
की तारीख से एक माह के भीतर मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से या किसी प्राधिकार पत्र के माध्यम 
से अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर सकते है. उपरोक्त अवधि के अवसार के बाद किसी भी प्रकार के 
आपत्ति/दावा पर कोई विचार संभव नहीं हो सकेगा. 


अनुसूची 


(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण) 


लोक न्यास का नाम व पता - “ श्री धनराज देशलहरा मेमोरियल ट्रस्ट” 
कार्यालय पता संजय देशलहरा, धनराज कम्पाउण्ड, 
वार्ड नं. 12, संतराबाड़ी दुर्ग पिन नं. 491001 
जिला दुर्ग (छ. ग.)” 


चल संपत्ति - 21000/-00 (अक्षरी-इक्कीस हजार रु. नगद) 
अचल सम्पत्ति - निरंक 
मुकेश रावटे 
पंजीयक एवं अनुविभागीय 
अधिकारी (रा.) 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


